निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 चैत्र 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 248 ) पटना , वृहस्पतिवार , 1 अप्रील 2021 


सं ० 3 / एम0-16 / 2020-4333 / सा ० 


| ke ku i Ź kkl u fo Hkkx 


| ayi 
1 अप्रील 2021 


) 


fo " k ; % , I 0 , yoi ol foy / 2 | & 23202 & 23204 @ 2015 ] 29764 & 29765 @ 2015 0a 30109 @ 2016 

ea e ku u h | okp Uk ; ky ; } kjk fn u kal & 06-05-2020 d ks i kfj r v kn $ k ds vuq ky u gsq 
fc g kj depkjh p ; u 

v k ; ks dks fo fHuu TaxZ ds dg 198 in kad h fj fDr ; kh mi y ok d jkusd s 
| a ak ed 


2 . 


बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न सेवा / संवर्गों के स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु प्रथम 
स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन संख्या 110/2010 प्रकाशित किया गया था । उक्त प्रतियोगिता 
परीक्षा के आधार पर अन्तिम रूप से चयनित कुल 3285 अभ्यर्थियों की विभिन्न प्रशासी विभागों के अधीन कुल 21 पदों 
पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा अनुशंसा की गयी । उक्त अनुशंसा के आलोक में संबंधित प्रशासी विभागों द्वारा अनुशंसित 
अभ्यर्थियों की संबंधित पदों पर नियुक्ति की गयी । 

प्रथम स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों द्वारा कतिपय प्रश्नों के आदर्श 
उत्तर के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय , पटना में दायर एल ० पी ० ए 0 सं0-1170 / 2013 , 1174/2013 , 1352/2013 , 
एवं 1200/13 में दिनांक 24.06.2015 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध एस ० एल ० पी 0 सं0- 23202-23204 / 2015 
माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया गया । 

3. एस ० एल ० पी 0 सं0-23202-23204 / 2015 , 29764-29765 / 2015 एवं 30109 / 2016 में माननीय सर्वोच्च 
न्यायालय द्वारा दिनांक 06.05.2020 को पारित आदेश के अनुपालन में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नया 
परीक्षाफल तैयार कर अभ्यर्थियों के मेधाक्रमांक , पद प्राथमिकता विकल्प एवं आरक्षण कोटि के आधार पर संबंधित 
अभ्यर्थियों के लिए काउन्सेलिंग आयोजित की गयी , जिसमें कुल 201 अभ्यर्थी उपस्थित हुए । काउन्सेलिंग के उपरान्त 
आयोग द्वारा कुल 198 अभ्यर्थियों को पद / सेवा आवंटित किये जाने हेतु पदवार एवं आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ उपलब्ध 
कराने का अनुरोध किया गया है जिसकी विस्तृत विवरणी निम्नवत् है 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 1 अप्रील 2021 


d kV o kj 


Øñl a fo Hkkx dk u ke 


in dk u ke 


d k $ V 


fod y kark 
dki d kj 


o kaNr 


v ko ' ; d 
fj fDr ; ka 


fj fDr 


1 . 


2 


2 


2 . 


1 


1 


3 . 


- 


4 


4 


4 . 


8 


1 


14 


3 


IIIIII 


2 


5 . 


9 


2 


12 


1 


6 . 


1 


1 


7 . 


सामान्य प्रशासन सचिवालय सहायक 

सामान्य श्रवण वाधित 
विभाग 
उद्योग विभाग उद्योग विस्तार पदाधिकारी पिछड़ा वर्ग 
अनुसूचित जाति 
एवं अनुसूचित अनुसूचित जनजाति कल्याण 

प्रखण्ड अनुसूचित जाति एवं 
जनजाति 

सामान्य 
पदाधिकारी 
कल्याण विभाग 
समाज कल्याण 

सामान्य 
निदेशालय , 

पिछड़ा वर्ग 
बाल संरक्षण पदाधिकारी 
समाज कल्याण 

| अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 
विभाग 

अनुसूचित जाति 
समाज कल्याण 

सामान्य 
निदेशालय , 
लेखापाल– सह - भंडारपाल 

अत्यन्त पिछडा वर्ग 
समाज कल्याण 

पिछडे वर्ग की 
विभाग 

महिला 
समाज कल्याण 
निदेशालय , 
अधीक्षक 

सामान्य 
समाज कल्याण 

विभाग 
श्रम संसाधन 

विभाग 
( निदेशालय , 

कनीय सांख्यिकी सहायक 
नियोजन एवं 

अनुसूचित जाति 
प्रशिक्षण 
( नियोजन ) ) 

सामान्य 
सामान्य 

दृष्टि बाधित 
पिछडा वर्ग 

अत्यन्त पिछडा वर्ग 
सहकारिता 

पिछडे वर्ग की 
सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 
विभाग 

महिला 
अनुसूचित जाति 
अनुसूचित जाति 

चलन्त बाधित 
अनुसूचित 
जनजाति 
सामान्य 

सामान्य 
कनीय सांख्यिकी सहायक / 

दृष्टि बाधित 

पिछडा वर्ग 
सांख्यिकी 

प्रखण्ड सांख्यिकी 
निदेशालय 

अत्यन्त पिछडा वर्ग 
पर्यवेक्षक / अन्वेषक 

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | दृष्टि बाधित 
अनुसूचित जाति 


1 


1 


8 . 


65 


1 


11 


32 


1 


130 


14 


3 


3 


9 . 


16 
1 


अर्थ एवं 


33 


9 


4 


1 
2 


dg 


& 


198 


विचाराधीन मामले में आयोग द्वारा जितनी रिक्तियाँ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है , उतनी 
संख्या में रिक्तियाँ उपलब्ध कराने पर आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया जाना सम्भव नहीं होगा । साथ ही विभिन्न 
प्रशासी विभाग के नियंत्रणाधीन संवर्गों से संबंधित रिक्ति उपलब्ध करायी जानी है । यह भी उल्लेखनीय है कि जो 
रिक्तियाँ उपलब्ध करायी जानी है वह विज्ञापन संख्या -110 / 2010 के लिए उपलब्ध करायी जानी है जबकि उसके बाद 
भी द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 
संबंधित प्रशासी विभागों द्वारा की जा चुकी हैं । वर्णित स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक न्यायादेश के अनुपालन 
हेतु आयोग के अनुरोध पर यथावांछित संख्या में समेकित रिक्ति आयोग को उपलब्ध कराया जाना है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 1 अप्रील 2021 

3 
5. विचाराधीन मामले पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि 
( i ) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक न्यायादेश के अनुपालन हेतु बिहार कर्मचारी चयन 

आयोग को विभागवार , पदवार एवं आरक्षण कोटिवार उपर्युक्त कुल 198 रिक्तियाँ उपलब्ध करायी 

जाती है । 
( ii ) न्यायादेश के अनुपालन हेतु आरक्षण कोटिवार जितनी रिक्तियाँ तत्काल बिहार कर्मचारी चयन 

आयोग को उपलब्ध करायी जा रही हैं , संबंधित प्रशासी विभागों द्वारा अगले संव्यवहार की 

अधियाचना में आरक्षण कोटिवार उतनी ही रिक्तियाँ सामंजित कर लिया जायेगा । 
6 . 

यह तुरत प्रवृत्त होगा । 
v kn Skº & v kn škfn ; k t kr k gS fd | ozkkj . k dh kud kjh ds fy , bl s fcgkj jkt i = 

v kkkjk v al ea i dkf ' kr fd ; k tk ; v kß bl dh i Źr fy fi eg ky & kkd kj ] fcgkj ] 
i Vu k @ I fpo ] fcg ki 

| sk v k ; ks ] iVu k @ I fpo ] fcgkj depkjh p ; u v k ; ks ] 
IVu k @ I fpo ] fcgki rd u hd h | ok v k ; kx ] i V u k @ ijd kj ds I kh foikx @I Hh 
foikke k ; { k @ I Hh ie My h ; v k Qr LkHkh ft yk in kf / kd kj h d ks 1 p u kFkZ Hks h tk ; A 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

गुफरान अहमद , 
सरकार के उप सचिव । 


ds 


yksi 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 248-57 1 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


